H 


PREM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन, 1938 ( श०) 


संख्या - 732 राँची, सोमवार , 


25 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 

( सी०सी०आई०एम निर्वाचन कोषांग ) 


- - - - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
20 सितम्बर , 2017 


संख्या - 20/ आयुष विविध -10/ 2016- 259 (20 )-- भारत सरकार आयुष मंत्रालय , नई दिल्ली के 
पत्रांक A. 11019/14/ 2016- EC/CCIM Election दिनांक 8 जून , 2017 के आलोक में सी०सी०आई०एम० 
नई दिल्ली में झारखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रक्षेत्र से 
एक - एक प्रतिनिधि का चुनाव होना है । चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है 
1. नामांकन की तिथि 16 अक्टूबर , 2017 से 24 अक्टूबर, 2017 प्राप्तः 11 बजे से संध्या 5 

बजे तक | 
नामांकन की स्क्रूटनी की तिथि 30 अक्टूबर , 2017 एवं 31 अक्टूबर , 2017 प्राप्तः 11 बजे 

से संध्या 3 बजे तक | 
3. नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर, 2017 के 5 बजे अपराहन तक | 


2. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 25 सितम्बर, 2017 


4. 


5. 


6. 


8 . 


वैलेट पेपर का प्रेषण की तिथि 16 नवम्बर, 2017 से 23 नवम्बर , 2017 
निर्वाचन कोषांग में वैलेट पेपर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर , 2017 (5 Pm) 
तक । 
मतगणना की तिथि 28 दिसम्बर, 2017 पूर्वाह्न 9 बजे से | 
सी०सी०आई०एम० निर्वाचन के लिए प्रकाशित मतदाता सूची www.jharkhand. gov.in पर 
भी देखा जा सकता है, अथवा इसे निदेशक आयुष ( प्रभारी पदाधिकारी निर्वाचन कोषांग ) 
आर०सी०एच० कैम्पस, नामकुम , राँची से प्राप्त किया जा सकता है । 
सी०सी०आई०एम० निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नामांकन के लिए इच्छुक व्यक्ति 
नामांकन प्रपत्र CCIM निर्वाचन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी से (निदेशक आयुष का कार्यालय , 
नामकुम , राँची) प्राप्त कर सकते है । 
भारत सरकार आयुष मंत्रालय के पत्रांक A. 11019/51/ 2016- EC / CCIM Election दिनांक 
9 नवम्बर , 2017 के आलोक में केन्द्रीय/ राज्य सरकार एवं स्वायतशासी संस्थानों के 
पदाधिकारी / कर्मचारी सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही नामांकन दाखिल 
करेगें । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


9. 


श्री चन्द्र किशोर उराँव , 

संयुक्त सचिव - सह-निर्वाचन 
पदाधिकारी सी०सी०आई०एम० निर्वाचन 

झारखण्ड ] राँची। 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 732 -- 50 


